रजिस्ट्री सं . डी. एल. - 33002/ 99 


मान साकार ... 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


Arena nx soam 


REGD. No. D .L .-33002/ 99 


दिल्ली राजपन 


सयपनयने 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं. 144 ] 
No. 144] 


दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 11, 2014 / कार्तिक 20 , 1936 [ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं. 137 
DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2014 /KARTIKA 20 , 1936 {N . C .T .D . No. 137 


- 


- 


R 


- 


- 


m 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


पर्यावरण , वन एवं वन्यजीव विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 11 नवम्बर, 2014 
___ फा . सं . आर .141 / टी . ओ. (एस ) / टी. सी . फेलिंग / 2013 -14 / 5719 - 26 . --- जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में 
ऐसा करना आवश्यक समझती हैं , 

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 ( 1994 का दिल्ली अधिनियम 11 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , उत्तर रेलवे द्वारा रेलवे परिचालन इमारत की निर्बाध निर्माण, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली तक निर्माण हेतु नीचे दिए 
गए विवरण के अनुसार 1.76 हैक्टेयर ( लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा (3) के उपबंधो से इसके द्वारा छूट प्रदान करती 


क्रम 


स्थान 


क्षेत्र का विस्तार (हेक्ट ) | हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या | अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या) 


| तिलक ब्रिज, नई दिल्ली 


58 


700 


1.76 ( लगभग ) 
कुल योग 


700 


4464 DG/2014 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है । 
( क ) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रख - रखाव हेतु निम्नानुसार 22,54, 000 रूपये 

(बाईस लाख, चव्वन हजार रुपये मात्र) की राभिा अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी । 


परियोजना संख्या 


लगाए जाने वाले पौधो की संख्या 


वन प्रभाग में जमा कराई जाए 


अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक 

व्यय सहित कुल राशि 

22.54, 000 रुपये 


700 


उप - वन संरक्षक (दक्षिणी) / वन 

अधिकारी 


का 


उपभोगी संस्था द्वारा रेलवे कॉलोनी अशोक विहार जोकि वजीरपुर रेलवे कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, की भूमि में 410 पेड़ों का 
प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रख - रखाव किया जाएगा और शेष 290 पेड़ों का वन विभाग द्वारा उसी स्थान 
के पास प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद जाँच की जाएगी । 
उप - वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली नगर निगम के 
संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए । 
वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी ( दक्षिणी) से 
दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी । 


( ध 


.. 


DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 11th November , 2014 
F . No. R . 141/ TO ( S )/ TC - Felling /2013- 14 / 5719 - 26 . — Whereas the Government of National Capital Territory 
of Delhi considers it necessary to do so in the public interest , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 
1994 (Delhi Act 11 of 1994 ), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 
1.76 ha. as detailed below for unhindered construction of Railway Operational building at Tilak Bridge, New Delhi by 
Northern Raiway, from the provision of Sub -Section ( 3 ) of Section 9 of the said Act 

Location 

Extent of No . of trees 

Compensatory 

Area 
No . 

required to be 

plantation 
( ha.) removed 

required ( No. of 

trees ) 
Tilak Bridge , NewDelhi. 

1 .76 58 

700 
( Approx) 


Total 


58 


700 


The exemption is subject to fulfillment of the following conditions: 
a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs 22 ,54,000 (Rupees Twenty Two Lakh Fifty 

Four Thousand Only ) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 ( five ) years 

as follows: 
Project No. | No . of Saplings to be 

Total Amount including other 

To be Deposited with 
Planted ( No. of trees ) Administrative expenses and 

Forest Division 
contingency charges (in Rs.) 
700 . 22,54,000 

DCF (South )/ Tree 

Officer 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


b ) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five ) years i.e. 410 no . of trees 

compensatory plantation will be done by the User Agency near Railway Colony Ashok Vihar known as 
Wazirpur Railway Colony and balanced 290 no . of trees by the Forest Department at the same site and to 
monitor it till its successful establishment. 
The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the Northern Railway to the officials 

concemed ofMCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF . 
d ) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said 

wood shall be obtained from Tree Officer ( South ). 


c ) 


दिल्ली, 11 नवम्बर , 2014 
एफ. 123 / टी , ओ , ( एस) / टी . सी . फेलिंग / 2014 - 15 / 5711 - 18. - जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र 
सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती हैं , 

. अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा गदाईपुर बांध रोड अभिनव फॉम से 
पुलिस चौकी टी - जंक्भान के समीप , मंडी रोड वार्ड नं . 175 में , दक्षिण जोन के बीच निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के 
अनुसार 8. 4 हैक्टेयर ( लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप- धारा ( 3 ) के उपबंधो से इसके द्वारा छुट प्रदान 
करती है । 


क्रम 


हटाए जाने वाले वृक्षों की 

संख्या 


क्षेत्र का 
स्थान 

विस्तार 

(हैक्ट.) 
गदाईपुर बांध रोड अभिनव फॉम से पुलिस 8. 4 ( लगभग) 
चौकी टी - जंक्शान के समीप , मंडी रोड वार्ड 
न0 175 में , दक्षिण जोन, नई दिल्ली । । 

। कुल योग 


अपेक्षित प्रतिपूरक 
वृक्षारोपण (वृक्षों की 

संख्या) 
3000 


221 


221 


3000 


यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है । 
( क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रख -रखाव हेतु निम्नानुसार 96 , 60, 000 रुपये 

.. . (छियान्वें लाख, साठ हजार रुपये मात्र) की राभिा अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी । 


वन प्रभाग में जमा कराई जाए 


अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा 
परियोजना संख्या | लगाए जाने वाले पौधों की संख्या 

| आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि 
3000 

96,60,000 रुपये 


उप - वन संरक्षक ( दक्षिणी) / वन 

अधिकारी 


उपभोगी संस्था दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा गदाईपुर बांध, नई दिल्ली में 1500 पेडों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया 
जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रख -रखाव किया जाएगा और शेष 1500 पेडों का वन विभाग द्वारा निर्माण स्थान 
के पास प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद जाँच की जाएगी । 
उप - वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली 
नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए । 
वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी ( दक्षिणी) से 
ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

संजीव कुमार, सचिव 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


Delhi, the 11th November , 2014 
F . 123/TO (S )/ TC - Felling /2014 - 15 / 5711- 18 . — Whereas the Government of National Capital Territory of 
Delhi considers it necessary to do so in the public interest , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 
1994 (Delhi Act 11 of 1994 ) , the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 
8 .4 ha (approx ) as detailed below for construction of Gadaipur Bandh Road from Abhinav Farm to police post near 
T - junction of Mandi Road in ward no - 175 , South Zone by SDMC , New Delhi, from the provision of Sub -Section ( 3 ) 
of Section 9 of the said Act . 

Location 

• Extent of No. of trees required Compensatory 
Area to be removed 

plantation required 
(ha .) 

(No. of trees ) 
Gadaipur Bandh Road from 8 .4 Ha . 

3000 
Abhinav Farm to police post near ( Approx ) 
T - junction ofMandi Road in 
ward no - 175, South Zone , New 
Delhi. 


No. 


221 


Tota ! 


221 


3000 


The exemption is subject to fulfillment of the following conditions : 
a ) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs 96 ,60 ,000 (Rupees Ninety Six Lakh Sixty 

Thousand Only ) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five ) years as 

follows: 
Project No. No . of Saplings to be 

Total Amount including other 

To be Deposited 
Plantcd (No. of trees ) Administrative expenses and 

with Forest Division 
contingency charges (in Rs.) 
3000 96 ,60 ,000 

DCF (South ) Tree 

Officer 


b ) 


The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 ( five ) years i.e. 1500 no . of trees 
compensatory plantation will be done by the User Agency i.e SDMC at Gadaipur Bandh , New Delhi and 
remaining 1500 no . of trees by the Forest Department near construction site and to monitor it till its successful 
establishment. 
The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the Northern Railway to the officials 
concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF. 
Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said 
wood shall be obtained from Tree Officer (South ). 


c ) 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

SANJIV KUMAR , Secy . 
fea ( ruli - 1) full 

अधिसूचनाएं 

fecun , 11 yarr, 2014 
W . T. 10 (4 ) / Rand (Polka - 1 ) / 2014 – 15 / - VI/ 1064(i). — fert 3717cht 3719RUTH , 2009 2010 
का दिल्ली अधिनियम 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, 
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवम् कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


भा .प्र. से. को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तथा उक्त पद पर बने रहने तक आयुक्त ( आबकारी ) के रूप 
दिनांक 11 / 08 / 2014 से उक्त पद पर उनके बने रहने तक नियुक्त करते हैं । 

सं . फा . 10( 4 ) / वित्त ( राजस्व - 1 ) / 2014 - 15 / डीएस - VI/1064 ( i). - दिल्ली विलासिता कर अधिनियम , 1996 
( 1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 7 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ 
बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम के 
अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवम् कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए श्री नीरज सेमवाल भा.प्र. से. को कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 11 / 08 / 2014 से उक्त पद पर उनके बने रहने तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयुक्त 
(विलासिता कर ) के रूप में नियुक्त करते हैं । 

. सं . फा , 10( 4 ) / वित्त ( राजस्व - 1 ) / 2014 - 15 / डीएस - VI/ 1064 (i). — दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम 
1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवम् कर्तव्यों के निर्वहन के 
प्रयोजन के लिए श्री नीरज सेमवाल भा .प्र. से, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 11 / 08 / 2014 से उक्त पद पर उनके 
बने रहने तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयुक्त (मनोरंजन एवं बाजीकर) के रूप में नियुक्त करते हैं । 


FINANCE ( REVENUE - TO DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 

Meini , the iiin Noveunivel , 2014 
No. F . 10 (4 / Fin ./(Rev- 1 )/2014 - 15 /DSF - VI/ 1064 (i).- - In exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010 ), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is 
pleased to appoint Sh . Neeraj Semwal, IAS as Commissioner (Excise ) who shall enjoy the powers and functions of as 
specificd under the aforesaid Act with effect from 11/ 08/ 2014 and till such time he holds the said post. 


No. F .10 (4 )/Fin ./(Rev- 1)/2014 -15/DSF - VI/ 1064 (ii). - In exercise of the powers conferrcd by clause (a) of 
sub -section ( 1) of section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996 ) and all other powers 
enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint 
Sh . Neeraj Semwal, IAS as Commissioner (Luxury Tax ), Government of National Capital Territory of Delhi for 
discharge of his functions under the aforesaid Act in the National Capital Territory of Delhi with effect from 
11/08 /2014 and till such time as he holds the said post. 


No. F.10 ( 4)/ Fin./ ( Rev - 1)/ 2014- 15/DSF- VI/ 1064 (ii ). — In exercise of the powers conferred by sub-section 
( 1 ) of section 3 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 ( Delhi Act 8 of 1997) , the Lieutenant Governor 
of the National Capital Territory of Deihi is pleased to appoint Sh . Neeraj Semwal, IAS as Commissioner 
( Entertainment and Betting Tax ), Government of National Capital Territory of Delhi for discharge of his functions 
under the aforesaid Act in the National Capital Territory of Delhi with effect from 11/08 /2014 and till such time as he 
holds the said post. 


दिल्ली, 11 नवम्बर, 2014 . 


. सं . फा . 10 (5 ) / वित्त ( राजस्व - 1 ) / 2014 - 15 / डीएस - VI/1063(i). - दिल्ली आबकारी अधिनियम , 2009 ( 2010 

अधिनियम 10 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
निम्नलिखित दानिक्सों / तदर्थ दानिक्सों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट 
कर्तव्यों के निष्पादन हेतु सहायक आयुक्त ( आबकारी) के रूप में नियुक्त करते हैं तथा वह अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से उनके पद पर बने रहने तक नियुक्त करते हैं । 
... क्र . सं . अधिकारी का नाम 

1. श्री पवन कुमार, तदर्थ दानिक्स 
2. श्री कुमार राहुल, तदर्थ दानिक्स 
3. श्री आदेश्वर कांत , तदर्थ दानिक्स 

सं . फा . 10 (5) / वित्त (राजस्व - 1 ) / 2014 - 15 / डीएस - VI/10639(ii ). - दिल्ली विलासिता कर अधिनियम , 1996 
(1996 का दिल्ली अधिनियम 10 ) की धारा 7 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ 


446405 / 14 - 2 


o 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित 
दानिक्सों / तदर्थ दानिक्सों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर, आयुक्त, दिल्ली के 
कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर बने रहने तक विलासिता 
कर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं । 


क . सं . अधिकारी का नाम 


1. श्री पवन कुमार, तदर्थ दानिक्स 
2. श्री कुमार राहुल तदर्थ दानिक्स 
3. श्री आदेश्वर कांत , तदर्थ दानिक्स 


सं . फा . 10 (5) / वित्त ( राजस्व - 1) / 2014 - 15 / डीएस - VI/1063 (ii).- - दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर 
अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित दानिक्सों / तदर्थ दानिक्सों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, 
मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर, आयुक्त , दिल्ली के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए 
श्री राजेश कुमार, दानिक्स / तदर्थ दानिक्स को ग्रहण करने की तिथि से लेकर उक्त पद पर बने रहने तक मनोरंजन एवं 
बाजीकर अधिकारी के रूप में निययुक्त करते हैं । 

क . सं . अधिकारी का नान 


1. श्री पवन कुमार, तदर्थ दानिक्स 
2. श्री कुमार राहुल तदर्थ दानिक्स 
3. श्री आदेश्वर कांत, तदर्थ दानिक्स 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्पाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

रविन्द्र कुमार, उप - सचिव - VI (वित्त ) 
Delhi, the 11th November, 2014 
No. F . 10 (5 )/ Fin ./(Rev - 1)/2014 - 15 /DSF - VI/ 1063 (i). — In exercise of the powers conferred by section 5 of the 
Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010 ), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is 
pleased to appoint the following officers of Government of National Capital Territory of Delhi as Assistant 
Commissioner, Excise to discharge the functions of Licensing Authority and shall exercise all the powers and 
functions of Assistant Commissioner as specified under the aforesaid Act with effect from the date of assumption of 
charge and till such time as he holds the said post . 
S. No. Name of the officer 

Sh . Pawan Kumar, Adhoc DANICS 
2 . Sh . Kumar Rahul, Adhoc DANICS 
3. Sh . Adeshwar Kant, Adhoc DANICS 

No. F . 10 (5 )/ Fin ./(Rev - 1)/2014 - 15 /DSF-VI/ 1063(ii). - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub -section (1 ) of section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996 ) and all other powers 
enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint 
the following officers of Government of National Capital Territory of Delhi as Assistant Commissioner (Luxury Tax ) 
to assist the Commissioner of Excise , Entertainment & Betting Tax and Luxury Tax , Delhi in discharge of his 
functions under the aforesaid Act in the National Capital Territory of Delhi with effect from the date of assumption of 
charge and till such time as he holds the said post . 

S . No. Nameof the officer 
1. . Sh. Pawan Kumar, Adhoc DANICS 

Sh . Kumar Rahul, Adhoc DANICS 
Sh . Adeshwar Kant, Adhoc DANICS 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


No . F . 10 (5 )/Fin ./Rev - 1/2014 - 15 /DSF - VI/ 1063(üi). - In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) 
of section 3 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act , 1996 ( Delhi Act 8 of 1997), the Lieutenant Governor of 
the National Capital Territory ofDelhi is pleased to appoint the following officers of Government of National Capital 
Territory of Delhi as Assistant Commissioner (Entertainment and Betting Tax ) to assist the Commissioner of Excise, 
Entertainment and Betting Tax and Luxury Tax , Delhi in discharge of his functions under the aforesaid Act in the 
National Capital Territory of Delhi, with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the 
said post. 
S . No. Name of the officer 

Sh. Pawan Kumar , Adhoc DANICS 
2. Sh. Kumar Rahul, Adhoc DANICS 
3. Sh . Adeshwar Kant, Adhoc DANICS 

By Order and in the Name of the 
LieutenantGovernor of the National Capital Territory of Delhi, 

___ RAVINDER KUMAR, Dy. Secy ....VI ( Finance ) 
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 11 नवम्बर , 2014 
सं . फा . 1 / 1 / 2012 - न्या० / अधी. न्याय / 1093 - 1097 . - राष्ट्रीय जांच अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 22 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 12.9.2013 की अधिसूचना सं . फा . 1 / 1 / 2012 - न्या . / अधी. 
न्याय / 1041 - 1045 के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 
अपर सत्र न्यायाधीश - 01 का न्यायालय, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय , नई दिल्ली को उक्त अधिनियम के 
अन्तर्गत विशेष न्यायालय के रूप में भी पदनामित करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर, 
डॉ. सौरभ कुलश्रेष्ठ , अतिरिक्त सचिव (विधि , न्याय एवं विधायी कार्य) 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

___ Delhi, the 11th November, 2014 
No . F .1/1/ 2012 - Judl./Suptlaw /1093- 1097. — In exercise of the powers conferred under section 22 of the 
National Investigation Agency Act, 2008 and in continuation of earlier Notification No . F. 1 / 1/2012 
Judi./ Suptlaw/1041 - 1045 dated 12 - 09 - 2013 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the 
recommendation of High Court of Delhi, is pleased to additionally designate the court of Additional Sessions Judge 
01, New Delhi District, Patiala House Courts, New Delhi as Special Court under the said Act. 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of National 

Capital Territory of Delhi, 
Dr. SAURABH KULSHRESHTHA , Addl . Secy. ( Law , Justice & LA) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publicalions, Delhi- 110054 . 


